रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No.D. L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


क्रा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 02082021-228674 

CG - DL - E - 02082021-228674 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2866 ] 
No. 2866 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 2 , 2021 / श्रावण 11 , 1943 
NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 2 , 2021 / SHRAVANA 11 , 1943 


विदेश मंत्रालय 

आदेश 


नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2021 


का.आ. 3088 ( अ ) . संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति ने मध्य अफ्रीका गणराज्य से संबंधित अपनी 
अधिसूचनाओं क्रमशःएससी / 13728 , एससी / 13786 , एससी / 13942 , एससी / 14165 , एससी / 14179 और एससी / 14267 
क्रमशः तारीख 1 मार्च 2019 , 18 अप्रैल 2019 , 6 सितम्बर 2019 , 20 अप्रैल 2020 , 5 मई 2020 तथा 28 जुलाई 2020 
द्वारा अपनी मंजूरी सूची में प्रविष्टियों को जोड़ा है और संशोधित किया है ; 


अतः , केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र ( सुरक्षा परिषद ) अधिनियम , 1947 ( 1947 का 43 ) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्य अफ्रीका गणराज्य आदेश , 2016 पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्य अफ्रीका गणराज्य संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 
का कार्यान्वयन ( संशोधन ) आदेश , 2021 है । 


( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 


2. मध्य अफ्रीका गणराज्य आदेश , 2016 पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन की अनुसूची के अनुबंध 2 में 
" 2127 ( 2013 ) समिति द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित सूची ' शीर्षक के अधीन 
( क ) उपशीर्षक क . “ व्यक्ति ” के अधीन , 


4241GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II_SEC . 3 ( ii ) ] 


( 1 ) सीएफआई .002 " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अर्थात : 


( i ) " सीएफआई .002 नाम : 1 : नूरेडाइन 2 : एडम 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 
शीर्षक : उपलब्ध नहीं पदनामः क ) जनरल ख ) सुरक्षा मंत्री ग ) लोकतांत्रिक उपलब्धियों की रक्षा के लिए असाधारण समिति 
का महानिदेशक जन्म तिथि : क ) 1970 ख ) 1969 ग ) 1971 घ ) 1 जनवरी 1970 ड ) 1 जनवरी 1971 जन्म स्थान : क ) 
एनडेल , मध्य अफ्रीका गणराज्य ख ) अल्जेनाना , सूडान सुज्ञात उर्फ़ : क ) न्यूरेल्डिन एडम ख ) नोररेल्डिन एडम ग ) नूरैडिन 
एडम घ ) महामत नौरादीन एडम ड ) मोहम्मद एडम ब्रेमा अब्दुल्ला अल्प ज्ञात उर्फ़ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : क ) मध्य 
अफ्रीकी गणराज्य ख ) सूडान पासपोर्ट संख्या : क ) डी 00001184 ( सीएआर पासपोर्ट ) ख ) संख्या : पी 04838205 , 10 जून 
2018 को जारी किया गया ( बहरी , सूडान में जारी किया गया । 9 जून 2023 को इसकी वैधता समाप्त । पासपोर्ट मोहम्मद 
एडम ब्रेमा अब्दुल्ला के नाम से जारी किया गया ) राष्ट्रीय पहचान संख्या : क ) 202-2708-8368 ( सूडान ) पता : क ) बिराओ , 
मध्य अफ्रीकी गणराज्य ख ) सूडान सूचीबद्धः 9 मई 2014 ( 4 नवंबर 2014 , 1 मार्च 2019,6 सितंबर 2019 को संशोधित ) 
अन्य जानकारी : फोटो इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद की विशेष सूचना में शामिल करने के लिए उपलब्ध है । इंटरपोल - यूएन 
सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक : www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices 
Individuals . " ; 


( ii ) " सीएफ़आई .001 " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अर्थात् : 


" सीएफ़आई .001 नाम : 1 : फ्रेंकोइस 2 : यंगुवोंडा 3 : बाज़ीज़ 4 : उपलब्ध नहीं 
शीर्षक : क ) मध्य अफ्रीकी गणराज्य राज्य का पूर्व प्रमुख ख ) प्रोफेसर पदनाम : उपलब्ध नहीं जन्म तिथि : क ) 14 अक्टूबर 
1946 ख ) 16 दिसंबर 1948 जन्म स्थान : क ) मौइला , गैबॉन ख ) इज़ो , दक्षिण सूडान सुज्ञात उर्फ : क ) बोज़ीज़ यांगौवोंडा 
ख ) सैमुअल पीटर मुडडे ( जन्म 16 दिसंबर 1948 , इज़ो दक्षिण सूडान में ) अल्पज्ञात उर्फ़ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : क ) मध्य 
अफ़्रीकी गणराज्य ख ) दक्षिण सूडान पासपोर्ट संख्या : डी 00002264 , 11 जून 2013 को जारी ( जुबा , दक्षिण सूडान में 
विदेश मंत्री द्वारा जारी किया गया , 11 जून , 2017 को इसकी वैधता समाप्त । सैमुअल पीटर मुडे के नाम से जारी 
राजनयिक पासपोर्ट ) राष्ट्रीय पहचान संख्या : एम 4800002143743 ( पासपोर्ट पर व्यक्तिगत नंबर ) पता : क ) युगांडा ख ) 
बंगुई , मध्य अफ्रीका गणराज्य ( दिसंबर 2019 में युगांडा से उसकी वापसी के बाद से ) सूचीबद्ध : 9 मई 2014 ( 4 नवंबर 
2014 , 16 फरवरी 2018 , 1 मार्च 2019 को संशोधित ) अन्य जानकारी : माता का नाम मार्टीन कोफियो है । फोटो 
इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद की विशेष सूचना में शामिल करने के लिए उपलब्ध है । इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद विशेष 
सूचना वेब लिंक : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . " ; 


( iii ) " सीएफ़आई .007 " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अर्थात् : 


" सीएफ़आई .007 " नाम : 1 : हारून 2 : गाये 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 


शीर्षक : उपलब्ध नहीं पदनाम : फ्रंट पॉपुलर पोयर ला रेनेसां डे सेंट्राफ्रिक ( एफपीआरसी ) के राजनीतिक समन्वय का रिपोर्टर 
जन्मतिथि : क ) 30 जनवरी 1968 ख ) 30 जनवरी 1969 जन्मस्थान : उपलब्ध नहीं सुज्ञात उर्फ : क ) हारून गेय ख ) अरौन 
गाये ग ) अरून गेय अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या : मध्य अफ्रीकी गणराज्य संख्या 
ओ 00065772 ( अक्षर ओ के बाद 3 शून्य ) , 30 दिसंबर 2019 को इसकी वैधता समाप्त ) राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध 
नहीं पता : क ) बंगुई , मध्य अफ्रीकी गणराज्य ख ) नेडेल , बामिंगुई - बंगोरन सूचीबद्ध : 17 दिसंबर 2015 अन्य जानकारी : गाये , 
बंगुई में हाशिए पर रहने वाले पूर्व - सेलेका सशस्त्र समूह , फ्रंट पॉपुलर पोउर ला रेनेसां डे सेंट्राफ्रिक ( एफपीआरसी ) ( सूचीबद्ध 
नहीं ) का नेता हैं । वह बंगुइस पीके 5 ( जिसे पीके 5 रेसिस्टेंस या टेक्सास के नाम से जाना जाता है ) ( सूचीबद्ध नहीं ) की 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


तथाकथित रक्षा समिति का नेता भी है , जो निवासियों से धन जबरन वसूल करता है और शारीरिक हिंसा की धमकी देती है 
और उसे कराता है । गाये को 2 नवंबर 2014 को नूरेडीन एडम ( सीएफआई .002 ) द्वारा एफपीआरसी के राजनीतिक 
समन्वय के रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया गया था । 9 मई 2014 को , सीएआर पर संकल्प 2127 ( 2013 ) द्वारा स्थापित 
सुरक्षा परिषद समिति ने एडम को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया । फोटो इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद की विशेष 
सूचना में शामिल करने के लिए उपलब्ध है । इंटरपोल - यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक : 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . " ; 


( iv ) " सीएफ़आई .008 " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अर्थात् : 
“ सीएफआई .008 नामः 1.इयुग्ने 2.बारेट 3.गईकोस्सेट 4.उपलब्ध नहीं 
शीर्षकः उपलब्ध नहीं पदनामः ( क ) पूर्व कप्तान , सीएआर राष्ट्रपति गार्ड ( ख ) पूर्व कमान , सीएआर नौसेना जन्मतिथिः 
8 अक्तूबर 1967 जन्मस्थानः उपलब्ध नहीं सुज्ञात उर्फः क ) इयुग्ने गाईकोस्सेट ख ) इयुग्ने गाईकोइस्सेट ग ) इयुग्ने गाकोस्सेट घ ) 
इयुग्ने बाट गाईकोस्से इ ) इयुग्ने गाईकोस्सेट अल्पज्ञात उर्फः क ) “ द बुचर ऑफ पाउआ ” ख ) गाकोस्सेट राष्ट्रीयताः उपलब्ध 
नहीं पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता पहचान संख्या : मध्य अफ्रीका गणराज्य सशस्त्र बल ( एफएसीए ) सैन्य पहचान 
संख्या : 911-10-77 पताः बन्गुई , मध्य अफ्रीका गणराज्य सूचीबद्धः 17 दिसम्बर 2015 ( 26 अप्रैल 2018 , 1 मार्च 2019 
को संशोधित ) अन्य जानकारी : कप्तान इयुग्ने बर्रेट गाइकोस्सेट पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस बोज़िज ( सीएफआई .001 ) राष्ट्रपति 
गार्ड का पूर्व सदस्य था और बलाका - विरोधी आंदोलन से जुड़ा था । उनके प्रत्यर्पण के बाद 17 मई 2015 को वह 

जेल से 
फरार हो गया और पूर्व एफएसीए लड़ाकों के साथ मिलकर अपना खुद का बलाका - विरोधी गुट बना लिया । इंटरपोल - संयुक्त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है । इंटरपोल- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष 
afect aa fit : www.interpol.int/en/notice/search/un/6217455 . " ; 


( v ) “ सीएफआई .005 ” और इससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अथार्त : 
“ सीएफआई .005 नामः 1 : हबीब 2 : सोस्सोयू 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 
पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : क ) लोबाये प्रांत के लिए बलाका रोधी संयोजक ख ) केंद्रीय अफ्रीकी सशस्त्र बलों का मास्टर 
कॉरपोरल ( एफएसीए ) जन्मतिथि : 13 मार्च 1980 जन्म स्थान : मध्य अफ्रीकी गणराज्य सुज्ञात नाम अथार्त : सोस्सोयू 
अबीब अल्पज्ञात नाम अथार्त : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : मध्य अफ्रीकी गणराज्य पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय 
पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता : बोड़ा , मध्य अफ्रीकी गणराज्य ( टेलि . +236 72198628 ) सूचीबद्ध : 20 अगस्त . 
2015 अन्य जानकारी : समस्त लोबाये प्रांत के लिए 11 अप्रैल 2014 बोडा का बलाका रोधी क्षेत्र का और 28 जून 2014 
को पूरे लोबाए प्रांत का कमांडर नियुक्त किया गया ( सी ओ एम जेड ओ एन ई ) . उसकी कमांड में मानवीय संगठनों और 
सहायता कामगारों को टारगेट करके हत्या , झड़प और हमले जारी रहे । शारीरिक विवरण : आंखों का रंग : भूरा ; बालों का 
रंग : काला ; लंबाई : 160 से.मी .; वजन : 60 किलोग्राम . इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल 
करने के लिए फोटो उपलब्ध है।इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक : 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . " ; 
( vi ) “ सीएफआई .004 ” और इससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अथार्त : 


“ सीएफआई .004 नाम : 1 : अलफ्रेड 2 : येकातोम 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : सेंटरअफ्रिकंस सशस्त्र बलों का मुख्य कॉरपोरल ( एफएसी ए ) जन्मतिथि : 23 जुन 1976 जन्म 
स्थान : मध्य अफ्रीकी गणराज्य सुज्ञात नाम उर्फः क ) अलफ्रेड येकातोम सारगबा ख ) अलफ्रेड इकातोम ग ) अलफ्रेड 
सारगबा अल्पज्ञात नाम उर्फ : क ) कर्नल रोमभोट ख ) कर्नल रैंबो ग ) कर्नल रैम्बोट घ ) कर्नल रोमबोट ड़ ) कर्नल रोम्बो 
राष्ट्रीयता : मध्य अफ्रीकी गणराज्य पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं , राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता : क ) मबैकी , 
लोबाए प्रांत , मध्य अफ्रीकी गणराज्य ( टेलि . +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41 ) ख ) बिंबो , औंबेला - म्पोको 
प्रांत , मध्य अफ्रीकी गणराज्य ( पिछला स्थान ) ग ) हेग ( अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय में 17 नवंबर 2018 को उसका 
स्थानांतरण होने के बाद से ) सूचीबद्ध : 20 अगस्त 2015 अन्य जानकारी : हथियारबंद उग्रवादियों के बड़े गुट का नियंत्रण 
और कमांड । पिता का नाम ( गोद लेने वाले पिता ) इकातोम सारागबा है ( येकातोम सारागबा भी है ) वेस सारागबा का 
भाई , लोबाए प्रांत में बाटालिमो बलाका रोधी कमांडर , और एक भूतपूर्व सैनिक । शारीरिक विवरण : आंखों का रंग : 
काला ; बालों का रंग : बोल्ड ; रंग : काला ; लंबाई : 170 सेमी ; वजन : 100 किलो ।इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 
विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है।इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक : 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . ” ; 


( vii ) “ सीएफआई .012 " और इससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी , अर्थात् : 
" सीएफआई .012 नाम : 1 : अबदौउलाये 2 : हिस्सेने 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 


पदवी : काउंसिल नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट ( सी एन डी एस ) और सेंटर अफ्रीकी फ्रंट पॉपुलर रिनेसां का 
सैन्य नेता नामजद : “ जनरल ” जन्मतिथि : क ) 1967 ख ) 1 जनवरी 1967 जन्म स्थान : क ) नडेले , बेमिनगुई - बैंगारा , 
मध्य अफ्रीकी गणराज्य ख ) हरा जे मैनगुइंग चाड सुज्ञात नाम उर्फ : क ) अबदौउलाये इस्सेने ख ) अबदौउलाये हिस्सईन ग ) 
हिस्सईन अबदौउलाये घ ) अबदौउलाये इस्सेने रामादेन ड़ ) अबदौउलाये इस्सेने रामादान च ) इस्सेने अबदौउलाये अल्पज्ञात 
नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : क ) केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य ख ) चाड पासपोर्ट संख्या : क ) सीएआर राजनय पासपोर्ट 
संख्या . डी 00000897 , 5 अप्रैल 2013 को जारी ( 4 अप्रैल 2018 तक वैध ) ख ) सीएआर राजनय पासपोर्ट संख्या . 
D00004262 , 11 मार्च 2014 को जारी ( 10 मार्च 2019 को समाप्त ) राष्ट्रीय पहचान संख्या : चाड राष्ट्रीय पहचान पत्र 
संख्या 103-00653129-22 , 21 अप्रैल 2009 को जारी ( 21 अप्रैल 2019 को समाप्त ) पता : क ) केएम 5 , बैंगुई , केंद्रीय 
अफ्रीकी गणराज्य ख ) नाना - ग्रेबीजी , मध्य अफ्रीकी गणराज्य ग ) नदजरी , नदजामेना , चाड घ ) नदेले बामीनगुई - बैंगरन ( 
2016 से मुख्य स्थान ) सूचीबद्ध : 17 मई 2017 ( 1 मार्च 2019 , 18 अप्रैल 2019 को संशोधित ) अन्य जानकारी : हिस्सेने 
मध्य अफ्रीकी गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल जोटोदिया के मंत्रिमंडल के भाग के रूप में पूर्व युवा एवं खेल मंत्री था । इससे 
पूर्व वह कन्वेंशन ऑफ पेट्रिओट फॉर जस्टिस एंड पीस , नामक राजनीतिक दल का अध्यक्ष था । उसने बैंगुई , में विशेष रूप से 
" पीके 5 " ( तीसरे जिले ) में सशस्त्र मिलिटेंट के नेता के रूप में स्वयं को भी स्थापित किया । अक्टूबर 2016 में , उसे काउंसल 
नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था , ऐसा निकाय जिसका गठन अल अक्ख्स्लीका धड़ों से सैन्य 
नेताओं और कमांडिंग फाइटर्स को एकत्रित करने के लिए किया गया था । वह तब से ही इसी पद पर रहा लेकिन वास्तव में 
उसका नियंत्रण एमपी आरसी फाइटर पर ही था । पिता का नाम अब्दोउलाए है । माता का नाम अब्सीता मौस्सा है।इंटरपोल 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है । इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 
विशेष नोटिस वेब लिंक :: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices 
Individuals . 


सीएफआई .013 नाम : 1 : मार्टिन 2 : कौमटमादजी 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : फ्रंट 
डेमोक्रेटिक पीपल सेंटर अफ्रीकन ( एफ डी पी सी ) का अध्यक्ष और कमांडर इन चीफ जन्मतिथि : क ) 5 अक्टूबर 1965 ख ) 
3 मार्च , 1965 जन्म स्थान : क ) नडींबा चाड ख ) कोबो , ग ) मध्य अफ्रीकी गणराज्य सुज्ञात नाम उर्फ : क ) अबदौउलाए 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


मिसकिन ख ) अबदौउलाए मिसकिनी ग ) मार्टिन नडींगर कौमटमादजी घ ) मार्टिन कौमटमादजी ड़ ) मार्टिन कोमता मातजी 
च ) ओमर माहमत अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : क ) चाड ख ) मध्य अफ्रीकी गणराज्य ग ) कांगो पासपोर्ट संख्या : 
क ) सी ए आर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट संख्या . 06FBO2262 , 22 फरवरी 2007 को जारी ( 21 फरवरी 2012 को समाप्त ) 
ख ) कांगो सर्विस पासपोर्ट नंबर SA0020249 , 22 जनवरी 2019 को जारी ( 21 जनवरी 2022 को समाप्त ) राष्ट्रीय 
पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता : क ) एम डाफोक , वकागा प्रफैक्चर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य , ( ) ख ) नडजमेना , चाड 
( नवंबर 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद से ) सूचीबद्ध : 20 अप्रैल . 2020 ( 5 मई 2020 को संशोधित ) अन्य जानकारी : 
मार्टिन कौमटमादजी ने 2005 में एफ डी पी सी की स्थापना की । वह अप्रैल 2013 में बेंगूई में विद्रोहियों द्वारा सत्ता हासिल 
करने के बाद सिलेका गठबंधन को छोड़ने से पूर्व दिसंबर 2012 में शामिल हुआ । कैमरून में गिरफ्तार होने के बाद उसे 
कांगो गणराज्य में ब्राज़ाविले में स्थानांतरित किया गया । उसने कार में वापस आने से पूर्व ( नवंबर 2014 और 2019 तक ) 
कार में ग्राउंड पर अपने द्रुफ की ब्राजाविले में रहते हुए भी कमांड की । एफ डी पी सी ने 6 फरवरी 2019 को कार में शांति 
और सुलह के लिए राजनीतिक करार पर हस्ताक्षर किए , लेकिन कार की शांति , स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा बना 
रहा । इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है।इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र 
सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN 
Notices - Individuals . 


सीएफआई .014 नाम : 1 : बि सिडी 2 : सुलेमान 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 
पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : रिटर्न , रिक्लेमेशन , रिहैबिलिटेशन ( 3 आर ) का अध्यक्ष और स्त्र घोषित " जनरल " जन्मतिथि : 
20 जुलाई 1962 जन्म स्थान : बोकारंगा , केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य सुज्ञात नाम उर्फ : क ) सिद्दीकी ख ) “ जनरल " सिद्धकी ग ) 
सिद्धीकी अब्बास घ ) सुलेमान सीदी ड ) बी सीदी सुलेमान अल्प ज्ञात नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : केंद्रीय अफ्रीकी 
गणराज्य पासपोर्ट संख्या : लाइसेज - पासर नंबर एन ° 235 / एमआईएसपीएटी / डीआईआरसीबी / डीजीपीसी / डीजीएईआई । 
एसआई / एसपी , 15 मार्च . 2019 को जारी ( केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के आंतरिक मंत्री द्वारा जारी ) राष्ट्रीय पहचान संख्या : 
उपलब्ध नहीं पता : कोउई , ओउहम - पेंदे प्रफैक्चर , केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य सूचीबद्धः 5 अगस्त 2020 ( 22 फरवरी 2021 
को संशोधित ) अन्य जानकारी : बी सिद्धि सुलेमान ने 2015 में गठित मध्य अफ्रीकी गणराज्य के उग्रवादी गुट रिटर्न 
रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन ( 3 आर ) का नेतृत्व किया , जिसने विस्थापित सिविल नागरिकों की हत्या की , उनको टॉर्चर किया , 
उनके बलात्कार किए और जो हथियारों की तस्करी , अवैध कर गतिविधियों और अन्य हथियारबंद समूह के साथ लड़ाई में 
शामिल रहा । वह स्वयं भी टॉर्चर करने में शामिल रहा । 6 फरवरी 2019 को 3 आर ने शांति और सुलह के करार पर 
हस्ताक्षर किए , लेकिन वह इस करार का उल्लंघन करने के कार्यों में लिप्त रहा और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य की शांति , 
स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा बना रहा । उदाहरण के लिए 21 मई 2019 को इसने 3 गांवों में 34 वयस्क पुरुषों को 
फांसी पर लटकाकर , निशस्त्र सिविल नागरिकों की हत्या की । बी सीदी सुलेमान ने एक संयुक्त राष्ट्र इकाई को खुले तौर पर 
स्पष्ट किया कि उसने 3 आर के तत्वों को गांव पर हमला करने का आदेश दिया था , लेकिन उसने हत्या करने के आदेश देने को 
स्वीकार नहीं किया । दिसंबर 2020 में चुनाव प्रक्रिया में दखल करने के लिए स्थापित हथियारबंद समूहों के गठबंधन में 
शामिल होने के बाद , रिपोर्टों के अनुसार , बी सिद्धी सुलेमान लड़ाई में मारा गया । इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष 
नोटिस वेब लिंक : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . " ; 
( ख ) उपशीर्षक ख . “ इकाईयां और अन्य समूह " , के अधीन सीएफई..001 प्रविष्टि का लोप किया जाएगा । 


[ फा . सं . यू . II / 152 / 25 / 2014 ] 


प्रकाश गुप्ता , संयुक्त सचिव ( संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक ) 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3 ( ii ) 


टिप्पण- मूल आदेश भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2 , खंड 3 , उपखंड ( ii ) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1829 ( अ ) , 
तारीख 16 मई , 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना संख्या का.आ. 6051 ( अ ) तारीख 6 दिसंबर , 2018 
द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया । 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


ORDER 


New Delhi , the 2nd August , 2021 


S.O. 3088 ( E ) .— Whereas , the United Nations Security Council Sanctions Committee concerning Central 
African Republic vide notifications SC / 13728 , SC / 13786 , SC / 13942 . SC / 14165 , SC / 14179 and SC / 14267 dated the 
1st March 2019 , 18th April 2019 , 6th September 2019 , 20th April 2020 , 5th May 2020 and 28th July 2020 
respectively , has added and amended entries to its Sanctions List ; 

Therefore , in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations ( Security Council ) 
Act , 1947 ( 43 of 1947 ) , the Central Government hereby makes the following Order further to amend the 
Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Central African Republic Order , 2016 , namely : 
1. Short title and commencement.- ( 1 ) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security 
Council Resolution on Central African Republic ( Amendment ) Order , 2021 . 
( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Central African Republic Order , 2016 , 
in the Schedule , in Annexure 2 , under the heading " The List established and maintained by the 2127 ( 2013 ) 
Committee ” , 
( A. ) under the sub - heading A. " Individuals " , 
( T ) for “ CF1,002 " and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 


“ CFi.002 Name : 1 : NOURREDINE 2 : ADAM 3 : na 4 : na 


Title : na Designation : a ) General b ) Minister for Security c ) Director General of the Extraordinary Committee for the 
Deſence of Democratic Achicvements DOB : a ) 1970 b ) 1969 c ) 1971 d ) 1 Jan , 1970 e ) 1 Jan , 1971 POB : a ) Ndele , 
Central African Republic b ) Algenana , Sudan Good quality a.k.a .: a ) Nureldine Adam b ) Nourreldine 
Adam c ) Nourrcddinc Adam d ) Mahamat Nouradine Adam e ) Mohamed Adam Brema Abdallah Low 
quality a.k.a .: na Nationality : a ) Central African Republic b ) Sudan Passport no : a ) D00001184 ( CAR 
passport ) b ) no : P04838205 , issucd on 10 June 2018. ( issued in Bahri , Sudan , Expires on 9 June 2023 , Passport issued 
under the name of Mohamed Adam Brema Abdallah ) National identification no : a ) 202-2708-8368 
( Sudan ) Address : a ) Birao , Central African Republic b ) Sudan Listed on : 9 May 2014 ( amended on 4 Nov. 2014 , 1 
Mar. 2019 , 6 Sep. 2019 ) Other information : Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council 
Special Notice . INTERPOL - UN Security Council Special Notice web link : www.interpol.int/en/How-we 
work / Notices / View - UN - Notices - Individuals . " , 


( ii ) for “ CFi.001 " and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ CF1.001 Name : 1 : FRANÇOIS 2 : YANGOUVONDA 3 : BOZIZÉ 4 : na 
Title : a ) Former Head of State Central African Republic b ) Professor Designation : na DOB : a ) 14 Oct. 1946 b ) 
16 Dec. 1948 POB : a ) Mouila , Gabon b ) Izo , South Sudan Good quality a.k.a .: a ) Bozize Yangouvonda b ) Samuel 
Peter Mudde ( born 16 Dec. 1948 , in Izo South Sudan ) Low quality a.k.a .: na Nationality : a ) Central African 
Republic b ) South Sudan Passport no : D00002264 , issued on 11 Jun 2013 ( issued by the Minister of Foreign Affairs , 
in Juba , South Sudan Expires on 11 Jun 2017. Diplomatic passport issued under name Samuel Peter Mudde ) 
National identification no : M4800002143743 ( Personal number on passport ) Address : a ) Uganda b ) Bangui , 
Central African Republic ( since his return from Uganda in December 2019 ) Listed on : 9 May 2014 ( amended on 
4 Nov. 2014 , 16 Feb. 2018 , 1 Mar. 2019 ) Other information : Mother's name is Martine Kofio . Photo available for 
inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . INTERPOL - UN Security Council Special Notice 
web link : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . " ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


( iii ) for “ CF1.007 ” and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ CFi.007 Name : 1 : HAROUN 2 : GAYE 3 : na 4 : na 
Title : na Designation : Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la Renaissance de 
Centrafrique ( FPRC ) DOB : a ) 30 Jan , 1968 b ) 30 Jan , 1969 POB : na Good quality a.k.a .: a ) Haroun Geye b ) Aroun 
Gaye c ) Aroun Geye Low quality a.k.a .: na Nationality : na Passport no : Central African Republic number 
000065772 ( letter followed by 3 zeros ) , expires 30 Dec. 2019 ) National identification no : na Address : a ) Bangui , 
Central African Republic b ) Ndélé , Bamingui - Bangoran Listed on : 17 Dec. 2015 Other information : Gaye is a 
leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique ( FPRC ) ( not listed ) a marginalized ex - Seleka armed 
group in Bangui . He is also a leader of the so - called “ Defense Committee of Bangui's PK5 ( known as “ PK5 
Resistance ' or ' Texas ) ( not listed ) , which extorts money from residents and threatens and employs physical violence . 
Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam ( CF1,002 ) as rapporteur of the political coordination 
of the FPRC . On 9 May 2014 , the Security Council Comunittee established by resolution 2127 ( 2013 ) on CAR 
included Adam on its sanctions list . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special 
Notice . INTERPOL - UN Security Council Special Notice web link : https://www.interpol.int/en/How-we 
work / Notices / View - UN - Notices - Individuals . " ; 
( iv ) for " CF1,008 " and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
" CFi.008 Name : 1 : EUGÈNE 2 : BARRET 3 : NGAIKOSSET 4 : na 


Title : na Designation : a ) Former Captain , CAR Presidential Guard b ) Former Captain , CAR Naval Forces DOB : 
8 Oct. 1967 POB : na Good quality a.k.a .: a ) Eugene Ngaikosset . b ) Eugene Ngaikoisset c ) Eugene 
Ngakosset d ) Eugene Barret Ngaikosse e ) Eugene Ngaikouesset Low quality a.k.a .: a ) " The Butcher of 
Paoua ” b ) Ngakosset Nationality : na Passport no : na National identification no : Central African Republic armed 
forces ( FACA ) Military identification number 911-10-77 Address : Bangui , Central African Republic Listed on : 
17 Dec. 2015 ( amended on 26 Apr. 2018 , 1 Mar. 2019 ) Other information : Captain Eugène Barret Ngaïkosset is a 
former member of former President François Bozizé's ( CF1.001 ) presidential guard and associated with the anti 
Balaka movement . He escaped from jail on 17 May 2015 following his extradition from Brazzaville and created his 
own anti - balaka faction including former FACA fighters . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN 
Security Council Special Notice . INTERPOL - UN Security Council Special Notice web 
link : www.interpol.int/en/notice/search/11/6217455 . " ; 


( v ) for “ CF1.005 ” and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ CFi.005 Name : 1 : HABIB 2 : SOUSSOU 3 : na 4 : na 
Title : na Designation : a ) Coordinator of anti - Balaka for Lobave province b ) Corporal Master - corporal of the Central 
African Armed Forces ( FACA ) DOB : 13 Mar. 1980 POB : Central African Republic Good quality a.k.a .: Soussou 
Abib Low quality a.k.a .: na Nationality : Central African Republic Passport no : na National identification 
no : na Address : Boda , Central African Republic ( Tel . +236 72198628 ) Listed on : 20 Aug. 2015 Other information : 
Appointed as anti - balaka zone commander ( COMZONE ) of Boda on 11 April 2014 and on 28 June 2014 , for the 
entire Lobaye Province . Under his command , targeted killings , clashes and attacks against humanitarian organizations 
and aid workers have continued to take place . Physical description : cye colour : brown ; hair colour : black ; height : 
160cm ; weight : 60kg . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 
INTERPOL - UN Security Council Special Notice web link : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View 
UN - Notices - Individuals . " ; 
( vi ) for “ CFi.004 ” and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ CF1.004 Name : 1 : ALFRED 2 : YEKATOM 3 : na 4 : na 
Title : na Designation : Chief Corporal of the Forces Armées Centrafricaines ( FACA ) DOB : 23 Jun . 1976 
POB : Central African Republic Good quality a.k.a .: a ) Alfred Yekatom Saragba b ) Alfred Ekatom c ) Alfred 
Saragba Low quality a.k.a .: a ) Colonel Rombhot b ) Colonel Rambo c ) Colonel Rambot d ) Colonel 
Rombot e ) Colonel Romboh Nationality : Central African Republic Passport no : na National identification 
no : na Address : a ) Mbaiki , Lobaye Province , Central African Republic ( Tel . +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 
41 ) b ) Bimbo , Ombella - Mpoko province , Central African Republic ( previous location ) c ) The Hague ( since his 
transfer to the International Criminal Court on 17 November 2018 ) Listed on : 20 Aug. 2015 Other information : 
Has controlled and commanded a large group of armed militia men . Father's name ( adoptive father ) is Ekatom 
Saragba ( also spelled Yekatom Saragba ) . Brother of Yves Saragba , an anti - Balaka commander in Batalimo , Lobaye 
province , and a former FACA soldier . Physical description : eye colour : black ; hair colour : bold ; complexion : black ; 
height : 170cm ; weight : 100kg . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 
INTERPOL - UN Security Council Special Notice web link : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View 
UN - Notices - Individuals . " ; 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( vii ) for “ CFi.012 ” and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 


“ CFi.012 Name : 1 : ABDOULAYE 2 : HISSENE 3 : na 4 : na 


Title : na President of the Conseil National de Défense et de Sécurité ( CNDS ) and military leader of the Front 
Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique Designation : na " general " DOB : a ) 1967 b ) 1 Jan , 1967 
POB : a ) Ndele , Bamingui - Bangoran , Central African Republic b ) Haraze Mangueigne , Chad Good quality a.k.a .: 
a ) Abdoulaye Issène b ) Abdoulaye Hissein c ) Hissene Abdoulaye d ) Abdoulaye Issène Ramadane e ) Abdoulaye 
Issene Ramadan f ) Issene Abdoulaye Low quality a.k.a .: na Nationality : a ) Central African 
Republic b ) Chad Passport no : a ) CAR diplomatic passport no . D00000897 , issued on 5 Apr. 2013 ( valid until 4 
April 2018 ) b ) CAR diplomatic passport no . 000004262 , issued on 11 March 2014 ( expires on 10 March 
2019 ) National identification no : Chad national identity card no . 103-00653129-22 , issued on 21 Apr , 2009 ( expires 
on 21 April 2019 ) Address : a ) KM5 , Bangui , Central African Republic b ) Nana - Grebizi , Central African 
Republic c ) Ndjari , Ndjamena , Chad d ) Ndélé , Bamingui - Bangoran ( main location since August 2016 ) Listed on : 
17 May 2017 ( amended on 1 Mar. 2019 , 18 Apr. 2019 ) Other information : Hissène was formerly the Minister of 
Youth and Sports as part of the Cabinet for the Central African Republic's former President Michel Djotodia . Prior to 
that , he was the head of the Convention of Patriots for Justice and Peace , a political party . He also established himself 
as a leader of armed militias in Bangui , in particular in the " PK5 " ( 3rd district ) neighborhood . In October 2016 , 
Abdoulaye Hissène was appointed President of the Conseil National de Défense et de Sécurité , a body which was 
created at the time to gather military leaders and commanding fighters from all ex - Séléka factions . He has remained 
in this position since then , but has actual control over FPRC fighters only . Father's name is Abdoulaye . Mother's 
name is Absita Moussa . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 
INTERPOL - UN Security Council Special Notice web link : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View 
UN - Notices - Individuals . 


CF1.013 Name : 1 : MARTIN 2 : KOUMTAMADJI 3 : na 4 : na 


Title : na Designation : President and commander - in - chief of the Front Démocratique du Peuple Centrafricain 
( FDPC ) DOB : a ) 5 Oct. 1965 b ) 3 Mar. 1965 POB : a ) Ndïnaba , Chad b ) Kobo , Central African Republic c ) Kabo , 
Central African Republic Good quality a.k.a .: a ) Abdoulaye Miskine b ) Abdoullaye Miskine c ) Martin Nadingar 
Koumtamadji d ) Martin Nkoumtamadji e ) Martin Koumta Madji f ) Omar Mahamat Low quality 
a.k.a .: na Nationality : a ) Chad b ) Central African Republic c ) Congo Passport no : a ) CAR diplomatic passport no . 
06FBO2262 , issued on 22 Feb. 2007 ( expired on 21 Feb. 2012 ) b ) Congo service passport number SA0020249 , issued 
on 22 Jan , 2019 ( cxpircs on 21 January 2022 ) National identification no : na Address : a ) Am Darock , Vakaga 
prefecture , Central African Republic flast known location ) b ) Ndjamena , Chad ( since his arrest in November 
2019 ) Listed on : 20 Apr. 2020 ( amended on 5 May 2020 ) Other information : Martin Koumtamadji founded the 
FDPC in 2005. He joined the Séléka coalition in December 2012 bcfore Icaving it in April 2013 after the rebels took 
power in Bangui . After being arrested in Cameroon , he was then transferred to Brazzaville in the Republic of Congo . 
He always remained in command of his troops on the ground in the CAR even when he was in Brazzaville before 
returning to the CAR ( between November 2014 and 2019 ) . The FDPC signed the Political Agreement for Peace and 
Reconciliation in the CAR on 6 February 2019 but Martin Koumtamadji remains a threat to the peace , stability and 
security of the CAR . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 
INTERPOL - UN Security Council Special Notice web link : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View 
UN - Notices - Individuals . 


CFi.014 Name : 1 : BI SIDI 2 : SOULEMAN 3 : na 4 : na 


Title : na Designation : President and self - proclaimed " general " of the Retour , Réclamation et Réhabilitation 
( 3R ) DOB : 20 Jul . 1962 POB : Bocaranga , Central African Republic Good quality a.k.a .: a ) Sidiki b ) General " 
Sidiki c ) Sidiki Abbas d ) Souleymane Bi Sidi e ) Bi Sidi Soulemane Low quality a.k.a .: na Nationality : Central 
African Republic Passport no : Laissez - passer no . N ° 235 / MISPAT / DIRCAB / DGPC / DGAEI / SI / SP , issued on 
15 Mar. 2019 ( issued by the Minister of Interior of the Central African Republic ) National identification no : na 
Address : Koui , Ouham - Pendé prefecture , Central African Republic Listed on : 5 Aug. 2020 ( amended on 22 Feb. 
2021 ) Other information : Bi Sidi Souleman leads the Central African Republic ( CAR ) -based militia group Return , 
Reclamation , Rehabilitation ( 3R ) which has killed , tortured , raped , and displaced civilians and engaged in arms 
trafficking , illegal taxation activities , and warfare with other militias since its creation in 2015. Bi Sidi Souleman 
himself has also participated in torture . On 6 February 2019 , 3R signed the Political Agreement for Peace and 
Reconciliation in the CAR but has engaged in acts violating the Agreement and remains a threat to the peace , stability 
and security of the CAR . For instance , on 21 May 2019 , 3R killed 34 unarmed civilians in three villages , summarily 
executing adult males . Bi Sidi Souleman openly confirmed to a UN Entity that he had ordered 3R elements to the 
villages on the date of the attacks , but did not admit to giving the orders for 3R to kill . In December 2020 , after 
having joined a coalition of armed groups established to disrupt the electoral process , Bi Sidi Souleman was 
reportedly killed during fighting . INTERPOL - UN Security Council Special Notice web 
link : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . " ; 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


( B. ) under the sub - heading B. “ Entities and other groups ” , entry CFe.001 shall be omitted . 

[ F. No. U.II / 152 / 25 / 2014 ] 

PRAKASH GUPTA , Jt . Secy . ( United Nations Political ) 
Note.- The principal Order was published vide notification number S.O. 1829 ( E ) , dated the 16th May , 2016 in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( II ) , dated the 16th May , 2016 and was last amended 
vide notification number S.O. 6051 ( E ) dated the 6th December 2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2021.08.02 20:35:16 + 05'30 ' 


